निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 12 ज्येष्ट 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 438 ) पटना, वृहस्पतिवार , 2 जून 2016 


समाज कल्याण विभाग 
( समाज कल्याण निदेशालय ) 


आदेश 

25 मई 2016 
सं० 10 / प्र0गृOस्था०(बि0बा0अ0सं0आ0) - 07 / 13 - 2296 - समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2028 
दिनांक 23.12. 2008 द्वारा गठित बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के द्वारा अपने पद से 
त्याग - पत्र दिया गया है , जिसे कॉलम 4 में अंकित तिथि के प्रभाव से निम्न प्रकार से स्वीकृत किया जाता है: 


क्र० 


नाम / पदनाम 


पता 


पद पर नियुक्ति की 

अधिसूचना 


पद त्याग की 
स्वीकृति की तिथि 


श्रीमती निशा झा , अध्यक्ष 


पति - स्व० डॉ० मदन मोहन झा , 
ए - 3 / 2, ऑफिसर्स फ्लैट, बेलीरोड , 

पटना - 23 


362 / 21 .02. 2014 


18. 05 . 2016 


श्रीमती ललिता 


पति - श्री कार्तिक प्रसाद चौधरी, वार्ड 

नं0 -14, नया नगर, सुपौल । 


363 / 21.02. 2014 


18. 05. 2016 


जायसवाल , सदस्य 


श्री निशीन्द्र किंजल्क , पिता - स्व0 रविन्द्र किंजल्क , श्यामभवन , 
सदस्य 

गोविन्दपुरी, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर । 


363 / 21. 02 . 2014 


18. 05 . 2016 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 2 जून 2016 

पद पर नियुक्ति की 

अधिसूचना 


क्र० 


नाम / पदनाम 


पता 


पद त्याग की 
स्वीकृति की तिथि 


श्री अरूण कुमार वर्मा 


पिता - श्री नगीना राम, ग्राम - हवनपुरा , 

पो0 - भंडारी, थाना - रहुई, 

जिला - नालन्दा । 


363 / 21. 02 .2014 


18.05 . 2016 


श्री सत्येन्द्र कुमार गौतम 
उर्फ सत्येन्द्र मॉझी 


पिता - श्री रामुन मॉझी, ग्राम बिथरौरा 
टोला, इमलियाचक, पो0 - भिन्दासपुर, 

थाना – बेलागंज , जिला - गया । 


363 / 21. 02. 2014 


18. 05 . 2016 


2. इस पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की स्वीकृति प्राप्त है । 
3. यह आदेश तत्कालिक रूप से प्रभावी होगा । 


आदेश से , 


( ह० ) - अस्पष्ट , 
संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 438-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


